निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


( सं0 पटना 555 ) 


5 आश्विन 1933 ( AO ) 
पटना, मंगलवार , 27 सितम्बर 2011 


उद्योग विभाग 


- - - - - 


अधिसूचना 

19 सितम्बर 2011 
सं0 3 / उ०स्था० (स्था० / पदा० ) 04 / 11 - 4644 — श्री रमेश कुमार ठाकुर , महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र , 
मधेपुरा को अपने कार्यों के अतिरिक्त महाप्रबंधक, जिला उद्योग केन्द्र, सुपौल का अतिरिक्त प्रभार दिया जाता है । 

श्री रामानन्द प्रसाद शर्मा, प्रभारी महाप्रबंधक , जिला उद्योग केन्द्र, अररिया को महाप्रबंधक, जिला उद्योग 
केन्द्र, सुपौल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त किया जाता है । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

( ह0) अस्पष्ट , 
सरकार के अवर सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 555 - 571 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website : http ://egazette. bih . nic.in 


